पंजीयन क्रमांक 
“SAATG/S/09/203-205.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
fiers, feat 30-5-200.” 





छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 








wu 5 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक i8 fearat 2020—HAUVSIM 27, Wh 942 








wt 3() 


विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 
नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रश्मि हजारे ध. प. श्री जितेन्द्र हजारे, उम्र 28 वर्ष, निवासी-विद्यापीठ स्कूल 
के पास, मालवीय नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम लक्ष्मी पांडूरंगजी बल्ले आत्मजा श्री पांडूरंगजी बल्ले 
तथा घरेलू राम रश्मि था. मेरा विवाह श्री जितेन्ध हजारे के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रश्मि हजारे 


रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती रश्मि हजारे ध. प. श्री जितेन्द्र हजारे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
लक्ष्मी पांडूरंगजी बल्ले, श्रीमती रश्मि हजारे 
रश्मि पति-श्री जितेन्द्र हजारे 
पिता-श्री पांडूरंगजी बल्ले निवासी-विद्यापीठ स्कूल के पास, 
निवासी-विद्यापीठ स्कूल के पास, मालवीय नगर, दुर्ग, 
मालवीय नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


979 


980 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2020 [ wT 3 () 








नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बिहारी लाल उदय आत्मज स्व. पक्सू, उम्र 5। वर्ष, जाति गोंड़, निवासी-ग्राम-बदरौडी, 
तहसील-मरवाही, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में 
मेरे पिताजी का घरेलू नाम मनीराम उदय दर्ज है. जबकि मेरे पिताजी का वास्तविक नाम पक्‍्सू है, जो कि मेरे पुस्तैनी भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 
है तथा मेरे द्वारा क्रय की गई भूमि के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम बिहारी लाल आ. मनीराम उर्फ पक्सू दर्ज है. मैंने अपने नाम के साथ उपनाम 
“उदय” जोड़कर नया नाम बिहारी लाल उदय आ. स्व. पक्सू रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे बिहारी लाल उदय आत्मज स्व. पक्सू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
बिहारी लाल बिहारी लाल उदय 
पिता-मनीराम उदय, पिता-स्व. पक्सू 
TART Sth TRL निवासी-ग्राम-बदरौडी, 
निवासी-ग्राम-बदरौडी, तहसील-मरवाही, 
तहसील-मरवाही, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 
जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ. ग.) 
(छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुदामा साहू आत्मज श्री लूमचंद साहू, उम्र 43 वर्ष, निवासी-मकान 4.-4, ae +.- 
0, अम्बेडकर चौक, खम्हरिया भांठा, तहसील व जिला दुर्ग (छ,. ग.) का हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा 
पूर्ण नाम सुदामा साहू आ. लूमचंद साहू दर्ज है, किन्तु मेरे बैंक रिकार्ड में मेरा नाम सुदामा आ. लूमचंद साहू दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने 
नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम को, मेरे बैंक रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे सुदामा साहू आत्मज श्री लूमचंद साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 
सुदामा सुदामा साहू 
पिता-श्री लूमचंद साहू पिता-श्री लूमचंद साहू 
निवासी-मकान 4.-74, frara-Aearl 4.-7, 
ars 4.-0, aeent aH, वार्ड नं.-04, अम्बेडकर चौक, 
खम्हरिया भांठा, खम्हरिया भांठा, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


WT 3 (7) J छत्तीसगढ़ Usa, ferih i8 fearaX 2020 98 








नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कार्तिक राम आत्मज श्री आत्माराम, उम्र 60 वर्ष, जाति तेली, निवासी-पग्राम-तेंदूटोला, 
तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे नाम की कृषि भूमि में मेरा उप नाम थनवार दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम 
कार्तिक राम है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे कार्तिक राम आत्मज श्री आत्माराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 
थनवार कार्तिक राम 
पिता- श्री आत्माराम पिता- श्री आत्माराम 
निवासी-ग्राम-तेंदूटोला, निवासी-पग्राम-तेंदूटोला, 
तहसील-छुरिया, तहसील-छुरिया, 
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नजरीन बानो ध. प. श्री मोहम्मद हबीब, उम्र 52 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-38, 
मिलपारा, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम तशनीम था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है मेरा विवाह 
दिनांक 2 Fe 996 को श्री मोहम्मद हबीब के साथ संपन्‍न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नजरीन बानो 
रख ली हूँ, जो कि मेरी पुत्री जिसकी जन्म तिथि 2--2005 है, के जन्म प्रमाण पत्र व अन्य मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरी 
पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा पूर्व नाम दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरा नया नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती नजरीन बानो ध. प. श्री मोहम्मद हबीब के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 
तशनीम श्रीमती नजरीन बानो 
(Tasneem) (Smt. Najrin Bano) 
पति-श्री मोहम्मद हबीब पति-श्री मोहम्मद हबीब 
(W/o-Shri Mohammed Habib) (W/o-Shri Mohammed Habib) 
निवासी-वार्ड नं.-38, निवासी-वार्ड नं.-38, 
मिलपारा, दुर्ग, मिलपारा, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


982 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2020 [ wT 3 (2) 








नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुन॒व्वर अली भारमल आत्मज श्री ताहेर अली, उम्र 56 वर्ष, निवासी-कश्यप कालोनी, गली 
नं.-05, सूर्या होटल रोड, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम मुनव्वर अली भारमल आ. श्री ताहेर 
अली, माता बानो बाई है, किन्तु मेरे । ली से 5वीं तक तथा 6वीं से 8वीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम मनैवर अली, मुन्नौवर अली आ,. 
श्री ताहेर अली बोहरा, ग्यारहवीं की अंकसूची में मुन्नौवर अली भारमल आ. ताहेर अली भारमल, राजस्व अभिलेखों में मुननवर अली तथा मेरे 
पासपोर्ट में मेरी माता का नाम बानो बाई भारमल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे WAAR seit AAT (Munavvar Ali Bharmal) Scoot ft Tet Steit (Taher Ali) & Aa 4 FMT, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 
TAR अली, मुन्नौवर अली, मुनव्वर अली भारमल 
मुन्नौवर अली भारमल, (Munavwvar Ali Bharmal ) 
मुननवर अली पिता- श्री ताहेर आली 
पिता- श्री ताहेर अली बोहरा, (S/o- Shri Taher Ali) 
ताहेर अली भारमल माता-बानो बाई 
माता-बानो, बानों भारमल (Mother- Bano Bai) 
बानोबाई भारमल निवासी-कश्यप कालोनी, 
निवासी-कश्यप कालोनी, गली नं.-05, 
गली नं.-05, सूर्या होटल रोड, बिलासपुर, 
सूर्या होटल रोड, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मोनिका साहू ध. प. श्री मानसिंह साहू, उम्र 4 वर्ष, जाति तेली, निवासी-क्वा. नं.- 
68/8, वार्ड-58, पो. आ.- सिविक सेंटर, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन नं.-490006 की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा 
नाम कु. मोनिका साहू आत्मजा श्री शिवप्रसाद साहू था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह 
श्री मानसिंह साहू के साथ संपन्न हुआ. पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मोनिका साहू रख ली हूँ. मेरे पति भिलाई इस्पात 
संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती मोनिका देवी साहू दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में व 
समस्त शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे नये नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


अत: अब से मुझे श्रीमती मोनिका साहू ध. प. श्री मानसिंह साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. मोनिका साहू श्रीमती मोनिका साहू 

श्रीमती मोनिका देवी साहू पति- श्री मानसिंह साहू 

पिता- श्री शिवप्रसाद साहू निवासी-क्वा. नं.-68/4, 
निवासी-क्वा. 4.-68/A, वार्ड-58, पो. आ.-सिविक सेंटर, 

वार्ड-58, पो. आ. सिविक सेंटर, रिसाली सेक्टर, भिलाई, 

रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन नं.-490006 


पिन नं.-490006 


भाग 3 (१) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i8 fearax 2020 983 








उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवलाल साहू आत्मज स्व. धीरपाल साहू, उम्र 58 वर्ष, निवासी-47/बी, रूआबांधा सेक्टर, 
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ, यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ मेरा पूर्ण नाम देवलाल साहू आ. स्व, धीरपाल 
साहू है, जो कि मेरे, राजस्व रिकार्ड व ऋण पुस्तिका में दर्ज है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में देवलाल 
आ. स्व. धीरपाल दर्ज है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों में मेरे नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे देवलाल साहू आ. स्व. धीरपाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
देवलाल देवलाल साहू 
पिता-स्व. धीरपाल पिता-स्व. धीरपाल साहू 
निवासी-47/बी, रूआबांधा निवासी-47/बी, रूआबांधा 
सेक्टर, भिलाई, सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, स्तिश कुमार दिल्‍लीवार आत्मज श्री गिरीश कुमार दिल्‍लीवार, उम्र 33 वर्ष, निवासी-म. नं.- 
424, भाठापारा, सिरसा रोड, कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा पूर्ण नाम रितेश 
कुमार दिल्‍लीवार आत्मज गिरीश कुमार दिललीवार, माता श्रीमती महेश्वरी दिललीवार दर्ज है किन्तु मेरे कक्षा दसवीं की अंकसूची व मेरे सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम रितेश कुमार आत्मज गिरीश कुमार, माता श्रीमती महेश्वरी दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम 
को मेरे सर्विस रिकार्ड व समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे र्तिश कुमार दिल्‍लीवार आ. श्री गिरीश कुमार दिल्‍लीवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रितेश कुमार रितेश कुमार दिल्‍लीवार 
पिता-गिरीश कुमार पिता-श्री गिरीश कुमार दिल्‍लीवार 
माता-श्रीमती महेश्वरी माता- श्रीमती महेश्वरी दिल्‍लीवार 
निवासी-म. 4.-724, निवासी-म. 4.-724, 
भाठापारा-सिरसा रोड, भाठापारा-सिरसा रोड, 
कोहका, भिलाई, कोहका, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


984 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i8 fearax 2020 [ a7 3 () 


विविध 








न्यायालयों की सूचनाएं 





कार्यालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ. ग.) 


बलौदाबाजार , दिनांक 06 नवम्बर 2020 
[ee Fras (4) J 


SHAT /427 /ATah-/3. fa, 3./2020.—4e: fe siden stavan got fiat wa. a बद्रीप्रसाद दुबे निवासी प्रभांजल निवास 
कोकड़ी रोड बलौदाबाजार एवं अन्य 2 F SHAS Til ATS SAPP, 957 (957 HI 30) Tl IR 4 SH Aad UH saad Aya 
में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित 
आवेदन पर 07-2-2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा. 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन 


की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा 
प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 
(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


. ट्रस्ट का नाम - भुतेश्वर महादेव मंदिर 
भुतेश्वर महादेव मंदिर सोनपुरी रोड बलौदाबाजार 


2. चल संपत्ति - इलेक्ट्रानिक घंटी, टीन की पेटी, तांबे का जलहरी, तखत, 
अनुमानित मूल्य 0,000.00 रु. 


3. अचल संपत्ति I~ खसरा नंबर 594/2, THA 0.437 &. ATAAT FoI 276350 St 


देवेश कुमार श्लरुव 
पंजीयक. 





अन्य सूचनाएं 





कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) 
अम्बिकापुर, दिनांक 09 सितम्बर 2020 


क्रमांक/परिसमापन/2020/559 &.,--जिले में पंजीकृत निम्नलिखित परिसमापित समितियों के आदेश, परिसमापक श्री पी. आर, कुर्रे 
तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी सीतापुर को वर्तमान में उनका स्थानांतरण सूरजपुर जिले में होने की दशा में समस्त निम्नांकित समितियों 
का परिसमापक श्री सैनाथ केरकेट्य सहकारिता विस्तार अधिकार सीतापुर (वर्तमान) को मैं एम. मिंज, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं 
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 960 की धारा 69 (2) ग के एवं छ. ग. शासन सहकारिता 


773 () ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i8 fearax 2020 985 








विभाग की अधिसूचना HAI WH- 5- 79/75-02/202/03 Tay feih 04 AE 20I2 & AMA Ved Maal Al aM करते हुए संलग्न 
पत्रक में प्रदिर्शश सहकारी सोसाइटीज को जो पूर्व में श्री पी. आर. कुरें, सहकारिता विस्तार अधिकारी सीतापुर को थी, को श्री सैनाथ केरकेट्या 
वर्तमान में सहकारिता विस्तार अधिकारी सीतापुर को अधिनियम की धारा 70 () तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 











क्र. समिति का नाम पंजीयन क्रमांक परिसमापन में लाने 
व दिनांक का दिनांक 

() (2) (3) (4) 

. मानिकपुरी महंत बुनकर सहकारी समिति मर्या, सीतापुर 53/07-02-977 939/8-09-2006 
2. दुग्ध सहकारी समिति मर्या. बनेया 556/2-06-982 389/28-05-209 
3. दुग्ध सहकारी समिति मर्या. हरदीसांड 846/3-03- 994 390/28-05-209 
4, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. बरीमा 978/3-0-997 47/06-06-209 
5, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. उरंगा 842/3-03-994 46/06-06-209 
6. दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. बैगहवा, 976/3-03-209 49/06-06-209 
7. दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. सपनादर 843/3-03-994 420/06-06-209 
8. दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. कुनिया, 834/04-0-994 48/06-06-209 
9. दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. वंदना 835/04-0-994 45/06-06-209 
0. प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या, पेटला 7792/30-0-99 434/2-06-209 
2. प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. ललितपुर 794/30-0-99 434/2-06-209 
72. प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. शिवनाथपुर 7793/30-0-99 434/2-06-209 
3. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कुदारीडीह (मैनपाट) 836/04-0-994 438/2-06-209 
74. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. नर्बदापुर 837/04-0- 994 438/2-06-209 
5. खनिज सहकारी समिति मर्या, सूर 947/3-2-996 50/-07-209 
6. सक्षरता खनिज सहकारी समिति मर्या. प्रतापगढ़ 942/3-2-996 50/7-07-209 
77. आदिवासी गिट्टी क्रेशर सहकारी समिति मर्या. वंदनाकोट 2096/3-07-2003 50/7-07-209 
8. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राधापुर 870/27-03-996 50/-07-209 
9. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. नर्मदापुर 876/27-3-996 50/-07-209 
20. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. भुषू 884/20-09- 996 50/7-07-209 
2. ईंट केवलू सहकारी समिति मर्या. हर्रा टिकरा, प्रतापगढ़ 2067/5-5-200॥ 50/-07-209 
22. आदि. मदिरालय सहकारी समिति मर्या. सीतापुर 2030/4-0-997 50/-07-209 
23. करम्प्पा विविध उदेशीय सहकारी समिति मर्या. कुदारीडीह 752/2-03-972 50/-07-209 

एम. मिंज 
सहायक पंजीयक. 





संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2020. 


